सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 


असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 माघ, 1937 ( श०) 
संख्या 94 राँची, सोमवार 

25 जनवारी, 2 0 16 ( ई० 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग | 


अधिसूचना 

22 जनवरी , 2016 
संख्या-2 / राज० स्था०ONGC. 6 7/ 15 - 18 9/ रा., ONGC बोकारो के पत्रांक 
BKRO / CBM/ Deputation/ GoJ/ 2015 , दिनांक- 26 . 10. 2015 के आलोक में श्री जीतेन्द्र कुमार 
देव झा . प्र. से] ( कोटि क्रमांक- 8 08 / 0 3 गृह जिला- देवघर) , सेवाप्राप्त अनुमण्डल पदाधिकारी 
को सक्षम प्राधिकार ( Competent Authority) ONGC ( बोकारो) के पद पर तत्काल प्रभाव 
से अगले आदेश तक के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

मूयख , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 94 – 50 | 


